निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 532 ) पटना , मंगलवार , 22 जून 2021 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

14 जनवरी 2021 
सं 0 प्र0-08 / विविध - 03-38 / 2012 / 314 ( 5 ) -सरकार के आदेशानुसार नवनिर्मित " आर 0 ब्लॉक - दीघा पथ " 
का नामकरण- " अटल पथ " किया जाता है । 
प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री , बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


डॉ 0 आलोक कुमार , 


संयुक्त सचिव ( प्र 0 को ० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 532-571 + 1000 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


